पंजीकृत संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी 


गजट, 

उत्तराखण्ड 


खण्ड -15] 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
रुड़की, शनिवार , दिनांक 15 फरवरी, 2014 ई0 (माघ 26, 1935 शक सम्वत् ) [ संख्या -07 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु 0 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 


3075 


69-87 


1500 


35-39 


1500 


--- 


975 


भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम , कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 


... 


975 


--- 


1425 


69 - क 


70 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई० (माघ 26, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

औद्योगिक विकास अनुभाग 

कार्यालय ज्ञाप 


06 जनवरी, 2014 ई ० 


संख्या 39 / VII- 1/ 17- उद्योग/ 2013 – भारत सरकार की अमृतसर - दिल्ली - कोलकता इण्डस्ट्रियल कोरिडोर 
योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में वृहद उद्योगों की स्थापना एवं पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किए जाने तथा अन्य 
राज्यों के समान ही ऐसे उद्योगों को VAT में छूट दिये जाने एवं राज्य में मेगा इण्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिये 
जाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों की भांति उत्तराखण्ड राज्य में VAT में निम्नानुसार छूट प्रदान किये जाने की 
श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

मेगा इण्डस्ट्रीयल तथा इन्वैस्टमेन्ट पॉलिसी, 2013 के अन्तर्गत राज्य में ₹ 300 करोड़ ( ₹ तीन सौ करोड़ 
मात्र ) अथवा उससे अधिक का पूंजी निवेश करने वाली औद्योगिक इकाईयों के लिए 10 वर्षों के लिए VAT में 50 
( पचास) प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है । 


कार्यालय ज्ञाप 


06 जनवरी , 2014 ई ० 


संख्या 41 / VII-1/ 130- ख/ 2013 T.C.-|| - वन क्षेत्रों में प्राकृतिक सम्पदाओं का दोहन एवं खनिज लॉटों 
का पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से आवंटन हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


1 . 


उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित नदियों में खनन कार्य को वन विकास निगम के माध्यम से 
Open Competition bidding करवाने के सम्बन्ध में राज्य में आयी आपदा के कारण आधारभूत सुविधाओं 
को हुई क्षति को पुनः समयबद्ध रूप से विकसित किये जाने का कार्य किये जाने हेतु तत्काल सामग्री की 
आवश्यकता है तथा टेण्डर किये जाने में समय लगने की संभावना है । पूर्व से संचालित कोसी , गौला , 
नन्धौर , सौंग व जाखन नदियों को मात्र इस वर्ष हेतु पूर्व व्यवस्थानुसार उत्तराखण्ड वन विकास निगम 
द्वारा संचालित किया जायेगा तथा वन क्षेत्र में भविष्य में खनन चुगान कार्य हेतु खुलने वाली अन्य नदियों 
में वन विकास निगम द्वारा खुली प्रतिस्पर्धा निविदा के माध्यम से खनन चुगान का कार्य किया जायेगा । 
शारदा व दाबका नदियों में 50 हैक्टेयर से कम छोटे - छोटे खनन लॉट बनाकर पायल्ट प्रोजेक्ट/ 

Experimental Basis पर निविदा प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाय । 
3. सर्विलांस सिस्टम को लगाने की कार्यवाही जो कि खनन विभाग द्वारा की जा रही है , उसे संचालन हेतु 

एस 0 आई 0 टी 0 को हस्तगत कराया जायेगा । 


2 . 


आज्ञा से , 


राकेश शर्मा, 
अपर मुख्य सचिव । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई 0 (माघ 26 , 1935 शक सम्वत् ) 


71 


चिकित्सा अनुभाग-2 

अधिसूचना 
नोशनल प्रोन्नति 


10 दिसम्बर , 2013 ई ० 


संख्या 1160 / XXVIII- 2/ 01 (92) 2006- एतद्वारा उत्तराखण्ड पी 0 एम 0 एच 0 एस 0 संवर्ग के अन्तर्गत अधिसूचना 
संख्या -530 / XXVIII- 2/01( 92 ) 2006, दिनांक 28-06-2013, द्वारा निदेशक के पद पर पदोन्नत डा 0 गौरी शंकर जोशी 
( वरिष्ठता क्रमांक -155 क ) को उनके कनिष्ठ डा 0 पी 0 सी 0 कापडी ( वरिष्ठता क्रमांक -161) के निदेशक के पद पर प्रोन्नति 
की तिथि 04-12-2012 से , निदेशक वेतनमान वेतन बैण्ड -4, सादृश्य वेतनमान ₹ 37400-67000 ग्रेड वेतन ₹ 10,000 
के पद पर प्राकल्पिक पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उपरोक्तानुसार प्राकल्पिक रूप से प्रोन्नत डा 0 गौरी शंकर जोशी को वेतन सम्बन्धी लाभ , उनकी वास्तविक 
पदोन्नति तिथि / उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही देय होंगे, परन्तु अन्य सेवा सम्बन्धी लाभ 
हेतु समयावधि की गणना दिनांक 04-12-2012 से की जायेगी । 


2 . 


अधिसूचना 

पदोन्नति 

18 दिसम्बर , 2013 ई ० 
संख्या 1178 / XXVIII - 2/01 ( 76) 2006- उत्तराखण्ड पी 0 एम 0 एच 0 एस 0 संवर्ग के अन्तर्गत निदेशक ( वेतनमान 
वेतन बैण्ड –4, ₹ 37400-67000 ग्रेड वेतन ₹ 10,000) के पद पर कार्यरत डा 0 जनार्द्धन सिंह पांगती को नियमित 
चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से महानिदेशक , चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद 
पर वेतनमान वेतन बैण्ड -4, ₹ 37400-67000 ग्रेड वेतन ₹ 12,000, पुनरीक्षित वेतनमान HAG 67,000 ( 3 % वार्षिक 
वेतन वृद्धि ) 79,000 में पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


अधिसूचना 
पदोन्नति 


18 दिसम्बर , 2013 ई ० 
संख्या 1178( 2) / XXVIII -2/ 01( 76 ) 2006- उत्तराखण्ड पी 0 एम 0 एच0 एस 0 संवर्ग के अन्तर्गत निदेशक (वेतनमान 
वेतन बैण्ड -4, ₹ 37400-67000 ग्रेड वेतन ₹ 10,000 ) के पद पर कार्यरत डा 0 गौरी शंकर जोशी को नियमित 
चयनोपरान्त , कार्यरत महानिदेशक की दिनांक 28-02-2014 को अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 
01-03-2014 से उपलब्ध होने वाली रिक्ति के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से महानिदेशक , चिकित्सा 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद वेतनमान वेतन बैण्ड-4, ₹ 37400-67000 ग्रेड वेतन ₹ 12,000, पुनरीक्षित 
वेतनमान HAG 67,000 ( 3 % वार्षिक वेतन वृद्धि ) 79,000 पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

डा 0 गौरी शंकर जोशी को महानिदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 06 माह 
की परिवीक्षा पर रखा जायेगा । 


2 . 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


72 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई ० (माघ 26, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


उद्यान एवं 

रेशम अनुभाग -1 
प्रोन्नति विज्ञप्ति 


20 दिसम्बर, 2013 ई ० 
संख्या 2695 / XVI-1 / 04/ 1 ( 6 )/ 288/01- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक -142 / 08 / डी 0 पी 0 सी 0 / 
सेवा -2 / 2012-13, दिनांक 14 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 
उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कीट विज्ञान एवं पादप परिरक्षण उपअनुभाग के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ -2 में 
उल्लिखित कार्मिकों को अधीनस्थ सेवा वर्ग -1 से श्रेणी-2 में वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 5400 में प्रोन्नत करते 
हुए स्तम्भ 4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


कार्मिक का नाम 


वर्तमान तैनाती स्थान 


पदोन्नति उपरान्त तैनाती का स्थान / पदनाम 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री मदन प्रकाश शर्मा 


उपनिदेशक कार्यालय , 
पौड़ी गढ़वाल 
जिला उद्यान अधिकारी 
कार्यालय, चम्पावत 


जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़ तथा 
आलू विकास मुनस्यारी का अतिरिक्त प्रभार 
प्रदेशीय मौन विशेषज्ञ, ज्योलीकोट मौन 
पालन केन्द्र , ज्योलीकोट (नैनीताल ) 


2 . 


श्री हरीश चन्द्र तिवारी 


2 . 


उपरोक्त कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष / सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी पहले हो , 
तक परिवीक्षा में रखा जाता है । 


3. 


उपरोक्त कार्मिकों में से क्र 0 सं0-1 के पदधारक यद्यपि कीट विज्ञान एवं पादप परिरक्षण श्रेणी के कार्मिक 
हैं तथापि अधिकारियों की कमी को देखते हुए अस्थाई रूप से उक्त पदों पर आयोग से नियमित रूप से 
चयनित अधिकारी उपलब्ध होने तक इनकी विकास शाखा के पद के विपरीत तैनाती की जा रही है । 
सम्बन्धित कार्मिक तद्नुसार तत्काल अपनी उपस्थिति सूचना प्रस्तुत कर कार्यभार प्रमाणक निदेशक, उद्यान 
एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं शासन को प्रस्तुत करेंगे । 


4 . 


प्रोन्नति विज्ञप्ति 


20 दिसम्बर , 2013 ई ० 


संख्या 2696 / XVI- 1/ 08/ 1 ( 32 )/ 08- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक -148 / 10 / डी 0 पी 0 सी 0 / 
सेवा -2 / 2011-12 , दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 
उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वनस्पति विज्ञान उपअनुभाग के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित कार्मिकों 
को अधीनस्थ सेवा वर्ग -1 से श्रेणी -2 में वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 5400 में प्रोन्नत करते हुए स्तम्भ -4 
में उल्लिखित स्थान / पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


-- 


क्र ० सं ० 


अधिकारी का नाम 


वर्तमान तैनाती स्थान 


नवीन तैनाती स्थान / पदनाम 


1 


2 


3 


4 


1 . 


डा 0 बी 0 एल 0 वर्मा 


औद्यानिक प्रशिक्षण 
केन्द्र , चौबटिया 


पौध रक्षा अधिकारी, निदेशालय, उद्यान 
भवन , चौबटिया , उद्यान अधीक्षक, चौबटिया 
का अतिरिक्त प्रभार 


2 . 


डा ० 


चारू चन्द्र पंत 


उद्यान अधीक्षक, दूनागिरि , अल्मोड़ा 


औद्यानिक प्रशिक्षण 
केन्द्र , चौबटिया 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई 0 (माघ 26 , 1935 शक सम्वत् ) 


73 


1 


2 


3 


4 


3 . 


डा 0 


नरेन्द्र कुमार गुप्ता 


औद्यानिक प्रशिक्षण 
केन्द्र , श्रीनगर 


वैजिटेबल ब्रीडर औद्यानिक प्रशिक्षण केन्द्र , 
श्रीनगर 


4 . 


श्री ए ० पी ० मिश्रा 


प्रसार अधिकारी 
(मशरूम) कार्यालय, 
देहरादून 


पौधशाला विकास अधिकारी, ढकरानी, 
( देहरादून ) 


2 . 


यदि ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 07 पर उल्लिखित ज्येष्ठ कार्मिक डा 0 राधामोहन राय ( जो उत्तराखण्ड के 
कार्मिक हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं ) उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड में योगदान देते हैं , तो ज्येष्ठता 
के आधार पर उन्हें पदोन्नति सम्बन्धी लाभ अनुमन्य होगा तथा कनिष्ठतम कार्मिक अपने मूल पद पर 
प्रत्यावर्तित हो जायेगा । 
उपरोक्त कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष / सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी पहले हो , 
तक परिवीक्षा में रखा जाता है । 
सम्बन्धित कार्मिक तद्नुसार तत्काल अपनी उपस्थिति सूचना प्रस्तुत कर कार्यभार प्रमाणक निदेशक , उद्यान 
एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं शासन को प्रस्तुत करेंगे । 


3 . 


4 . 


प्रोन्नति विज्ञप्ति 


23 दिसम्बर , 2013 ई ० 


संख्या 2622 / XVI- 1/ 13/ 1 ( 13)/ 2013- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक -156 / डी 0 पी 0 सी 0 / 
10 / सेवा -2 / 2012-13 दिनांक 21 नवम्बर, 2013 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 
विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत औद्यानिक प्रशिक्षण शाखा के अन्तर्गत रसायन विज्ञान उपअनुभाग के निम्नलिखित 
तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित कार्मिकों को अधीनस्थ सेवा वर्ग -1 से श्रेणी-2 में वेतनमान ₹ 15600-39100 
ग्रेड पे ₹ 5400 में प्रोन्नत करते हुए स्तम्भ -4 में उल्लिखित स्थान / पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल 
महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


अधिकारी का नाम 


कार्मिकों की शाखा 


नवतैनाती पद / स्थान का नाम 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री नरेन्द्र सिंह मेहत्ता 


सॉयल स्पेशियलिस्ट , औद्यानिक प्रशिक्षण 
केन्द्र, श्रीनगर (पौड़ी ) 


प्रशिक्षण शाखा 
(रसायन अनुभाग) 
प्रशिक्षण शाखा 
(रसायन अनुभाग) 


2 . 


श्री शशि मोहन जोशी 


सॉयल कैमिस्ट, औद्यानिक प्रशिक्षण 
केन्द्र, चौबटिया 


2 . 


3 . 


उपरोक्त कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा में रखा जाता है । 
सम्बन्धित कार्मिक तद्नुसार अपनी उपस्थिति सूचना प्रस्तुत कर कार्यभार प्रमाणक निदेशक , उद्यान एवं 
खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं शासन को प्रस्तुत करेंगे । 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


74 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई ० (माघ 26 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


चिकित्सा अनुभाग -2 

अधिसूचना 
प्राकल्पिक पदोन्नति 


31 दिसम्बर, 2013 ई ० 


संख्या 1206 / XXVIII- 2/01( 100 ) 2010- एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पी 0एम 0एच0 एस0 संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी 
( सामान्य उप - संवर्ग ) वेतनमान वेतन बैण्ड -3, ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400 के पद पर कार्यरत डा 0 आलोक 
तिवारी , चिकित्साधिकारी / असिस्टेंट प्रोफेसर (फार्माकोलॉजी), वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली रा 0 आयु० एवं शोध संस्थान, 
श्रीनगर गढ़वाल को नियमित चयनोपरान्त , इनके आसन्न कनिष्ठ की चिकित्साधिकारी ग्रेड -1 के पद पर पदोन्नति की 
तिथि 22-02-2011 से , चिकित्साधिकारी ग्रेड -1 ( सामान्य उप - संवर्ग ), वेतनमान वेतन बैण्ड -3, ₹ 15600-39100 ग्रेड 
वेतन ₹ 6600 के पद पर प्राकल्पिक पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उपरोक्तानुसार प्राकल्पिक रूप से पदोन्नत डा 0 आलोक तिवारी को वेतन सम्बन्धी लाभ , उनकी वास्तविक 
पदोन्नति तिथि / उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही देय होंगे, परन्तु अन्य सेवा सम्बन्धी लाभ 
हेतु समयावधि की गणना दिनांक 22-02-2011 से की जायेगी । 

यह आदेश रिट याचिका संख्या -98 (एस0 बी 0) / 2013, डा 0 आलेक तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में 
मा 0 उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-07-2013 के अनुपालन में निर्गत किये 
जा रहे हैं । 


2 . 


3 . 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


न्याय अनुभाग -1 

अधिसूचना 

नियुक्ति 

08 जनवरी , 2014 ई ० 
संख्या 07 / नो 0 - ई ० / xxxvi (1 )/ 2013-09 नो 0 - ई 0 / 2011 - नोटरी अधिनियम , 1952 ( अधिनियम संख्या -53, 
सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम श्री राज्यपाल महोदय , श्री सोहन सिंह रावत , 
अधिवक्ता को दिनांक 08-01-2014 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय टिहरी में नोटरी नियुक्त करते 
हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं 
कि श्री सोहन सिंह रावत का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय । 


In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the "Constitution of India”, the Governor is pleased to 
order the publication of the following English translation of the notification No. 07 No - E /xxxvi( 1)/ 2013-09 No- E / 
2011 dated January 08 , 2014 for general information . 


NOTIFICATION 


Appointment 

January 08, 2014 
No. 07 No - E /xxxvi( 1)/ 2013-09 No- E / 2011 -- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Notaries 
Act, 1952 ( Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Shri Sohan Singh Rawat,Advocate as Notary for 
a period of five years with effect from 08-01-2014 for District Headquarter Tehri and in exercise of the powers 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई 0 (माघ 26, 1935 शक सम्वत् ) 


75 


conferred by sub -rule (4 ) of rule 8 ofNotaries Rules , 1956 also dirests that the name of Shri Sohan Singh Rawatbe 
entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act. 


अधिसूचना 
नियुक्ति 


08 जनवरी , 2014 ई ० 


संख्या 07(1) / नो 0 - ई0 / xxxvi (1)/ 2013-09 नो 0 - ई0 / 2011 - नोटरी अधिनियम, 1952 ( अधिनियम संख्या -53, 
सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, श्री देवेन्द्र दत्त नौटियाल, 
अधिवक्ता को दिनांक 08-01-2014 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील जाखणीधार में 
नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम ( 4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह 
भी निदेश देते हैं कि श्री देवेन्द्र दत्त नौटियाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका 


में प्रविष्ट किया जाय । 


In pursuance of the provisions ofclause ( 3) of Article 348 of the " Constitution of India ", the Governor is pleased to 
order the publication of the following English translation of the notification No.07 ( 1) No - E /xxxvi(1 ) /2013-09 No - E / 
2011 dated January 08 , 2014 for general information . 


NOTIFICATION 


Appointment 


January 08, 2014 


No. 07( 1 ) No - E/ xxxvi( 1)/ 2013-09 No- E/ 2011 --In exercise of the powers conferred by section 3 of the 
Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952 ), the Governor is pleased to appoint Shri Devender DuttNautiyal,Advocate 
as Notary for a period of five years with effect from 08-01-2014 for Tehsil Jakhanidhar, District TehriGarhwal and in 
exercise of the powers conferred by sub - rule ( 4 ) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also dirests that the name 
of Shri Devender Dutt Nautiyalbe entered in the register ofNotaries maintained under Section 4 of the said Act. 


अधिसूचना 
नियुक्ति 


08 जनवरी, 2014 ई ० 
संख्या 07(2) / नो 0 - ई0 / xxxvi(1)/ 2013-09 नो 0 - ई0 / 2011 - नोटरी अधिनियम, 1952 ( अधिनियम संख्या -53, 
सन् 1952 ) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, श्री जशपाल सिंह पंवार, 
अधिवक्ता को दिनांक 08-01-2014 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील प्रतापनगर में 
नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम ( 4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह 
भी निदेश देते हैं कि श्री जशपाल सिंह पंवार का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका 
में प्रविष्ट किया जाय । 


आज्ञा से , 


जयदेव सिंह, 

प्रमुख सचिव , 
न्याय एवं विधि परामर्शी । 


76 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई 0 (माघ 26 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the“Constitution of India”, the Governor is pleased to 
order the publication of the following English translation of the notification No. 07 ( 2 ) No - E /xxxvi( 1)/ 2013-09 No- E / 
2011 dated January 08 , 2014 for general information . 


NOTIFICATION 


Appointment 


January 08, 2014 


No. 07( 2 ) No - E/ xxxvi( 1 )/ 2013-09 No - E/ 2011 --In exercise of the powers conferred by section 3 of the 
Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952 ), the Governor is pleased to appoint Shri Jaspal Singh Panwar,Advocate as 
Notary for a period of five years with effect from 08-01-2014 for Tehsil Pratapnagar, District TehriGarhwal and in 
exercise of the powers conferred by sub -rule (4 ) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also dirests that thename of Shri 
Jaspal Singh Panwar be entered in the register of Notariesmaintained under Section 4 of the said Act. 


By Order, 


JAIDEO SINGH , 


PrincipalSecretary -cum -L.R . 


कृषि एवं 


विपणन अनुभाग-2 


अधिसूचना 


07 जनवरी, 2014 ई ० 


संख्या 27 / XIII( 2)/ 2014-123( 12)/ 2003- श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं 
विनियमन ) अधिनियम , 2011 ( अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2011) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
गन्ने की खोई ( बैगास) को तत्काल प्रभाव से विर्निष्ट कृषि उत्पादों की श्रेणी से बाहर किए जाने की सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 


2 . 


उक्त के फलस्वरूप उक्त अधिनियम , 2011 की धारा 3 के अन्तर्गत अनुसूची के भाग (क ) कृषि ( 8) विविध 
के अन्तर्गत क्रम संख्या 19 को एतद्वारा विलोपित समझा जाएगा । 


अधिसूचना 


08 जनवरी , 2014 ई ० 


संख्या 08 / XIII (2)/ 2013-19( 01)/ 2011- श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं 
विनियमन) अधिनियम , 2011 ( अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2011) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड ( च ) एवं धारा 17 
की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित महानुभावों को कृषि उत्पादन मण्डी समिति , 
ज्वालापुर ( हरिद्वार) में उनके नाम के सम्मुख पद पर नामित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई ० (माघ 26 , 1935 शक सम्वत् ) 


77 


क्र ० सं ० 


नामित व्यक्ति का नाम / पता 


पद 


1 


2 


3 


1 . 


सदस्य / अध्यक्ष 


2 . 


सदस्य / उपाध्यक्ष 


3 . 


सदस्य 


4 . 


सदस्य 


श्री संजय चोपड़ा पुत्र श्री गोविन्द लाल टागड़ी, निवासी रामघाट, टोपीवाली 
धर्मशाला, मोतीबाजार, हरिद्वार 
श्री अरशद ख्वाजा पुत्र मौ यामीन , निवासी मौहल्ला चौहानान, हज्जावान , 
ज्वालापुर , हरिद्वार 
श्रीमती मीरा गिरी पत्नी स्व 0 श्री रमेश गिरी, निवासी ग्राम चण्डीघाट माजरा, 
हरिद्वार 
श्री गिरधारी लाल पुत्र स्व 0 श्री हीरालाल , निवासी गौरीशंकर महादेव की हवेली, 
विष्णुघाट , हरिद्वार 
श्री राजेन्द्र जाटव पुत्र श्री रामजी लाल जाटव, निवासी वन चौकी, टिवड़ी फाटक , 
पुराना रानीपुर मोड़, वार्ड नं 0 3, म0 नं 0 220 , टिवड़ी रानीपुर , हरिद्वार 
श्री नजाकत अली पुत्र श्री लियाकत अली, निवासी पांवधोई , बड़ी सड़क , 
ज्वालापुर , हरिद्वार 
श्री संजय चौहान पुत्र श्री सीताराम चौहान, मौहल्ला चौहानान , ज्वालापुर, 
पो 0 ज्वालापुर , हरिद्वार 


5 . 


सदस्य 


6 . 


सदस्य 


7 . 


सदस्य 


2 . उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उपरोक्त सदस्यों द्वारा अधिनियम की धारा 17( 2) के खण्ड ( क ) व ( ख ) 
के अधीन संलग्न प्ररूप पर सम्बन्धित समिति के सचिव को शपथपत्र प्रस्तुत किया जाएगा । 


अधिसूचना 

08 जनवरी , 2014 ई ० 
संख्या 29 / XIII ( 2)/ 2013-19( 01 )/ 2011- श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं 
विनियमन ) अधिनियम , 2011 ( अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2011) की धारा 17 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( च) एवं धारा 17 
की उपधारा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित महानुभावों को कृषि उत्पादन मण्डी समिति , 
भगवानपुर ( हरिद्वार) में उनके नाम के सम्मुख पद पर नामित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


नामित व्यक्ति का नाम / पता 


पद 


1 


2 


3 


1 . 


सदस्य / अध्यक्ष 


2 . 


सदस्य / उपाध्यक्ष 


3 . 


सदस्य 


श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री आनन्द प्रकाश, निवासी ग्राम व पो 0 भगवानपुर, 
तहसील रुड़की, हरिद्वार 
श्री राव अखलाक अहमद प्रधान पुत्र श्री राव शेर मुहम्मद , निवासी ग्राम खेड़ी 
शिकोहपुर, डाकखाना खास, हरिद्वार 
श्री तालीम हसन पत्नी पुत्र श्री जीमल हसन निवासी रूहालकी दयालपुर, 
पो 0 भगवानपुर, तहसील रुड़की , हरिद्वार 
श्री रूप सिंह चौधरी पुत्र श्री हेम सिंह चौधरी, निवासी ग्राम अमर पुरकाजी, 
भगवानपुर , हरिद्वार 
श्री मनोज चौधरी पुत्र श्री रामपाल , निवासी ग्राम मानकपुर, आदमपुर, तहसील 
रुड़की, हरिद्वार 
श्री बलधीरा पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी ग्राम बिन्दुखड़क , तहसील रुड़की, 
हरिद्वार 


4 . 


सदस्य 


5 . 


सदस्य 


6 . 


सदस्य 


2 . 


उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उपरोक्त सदस्यों द्वारा अधिनियम की धारा 17 ( 2) के खण्ड ( क ) व ( ख ) 
के अधीन संलग्न प्ररूप पर सम्बन्धित समिति के सचिव को शपथपत्र प्रस्तुत किया जाएगा । 

आज्ञा से , 


डॉ ० रणवीर सिंह, 


प्रमुख सचिव । 


78 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई० (माघ 26, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


अधिसूचना 


08 जनवरी, 2014 ई ० 


संख्या 30 / XIII( 2)/ 2013-19(01)/ 2011- अधिसूचना संख्या 1022 / XIII(2)/2013-19(01)/ 2011 दिनांक 31 अक्टूबर , 
2013 के द्वारा उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 2011 ( अधिनियम संख्या 09 वर्ष 
2011) की धारा 17 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( च ) एवं धारा 17 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए कृषि उत्पादन मण्डी समिति , गदरपुर अध्यक्ष एवं 04 सदस्य नामित किये गये थे । उक्त अधिसूचना के 
क्रम संख्या 04 में अंकित सदस्य श्री मंगत गण्डा पुत्र श्री खान चन्द गण्डा, निवासी विशनपुर, गदरपुर के स्थान 
पर श्री विकास तनेजा पुत्र श्री एल 0 आर0 तनेजा निवासी गाँधीनगर, वार्ड -2, गदरपुर, ऊधमसिंह नगर को उक्त 
समिति में सदस्य नामित किया जाता है । उक्त समिति में सदस्य के 01 रिक्त स्थान के सापेक्ष सदस्य श्री 

भूप 

सिंह 
पुत्र श्री लाला राम ग्राम सुख शांतिनगर , गदरपुर , ऊधमसिंह नगर को सदस्य के रूप में नामित किया जाता है । 

उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उपरोक्त सदस्यों द्वारा अधिनियम की धारा 17 ( 2) के खण्ड ( क ) 
व ( ख ) के अधीन संलग्न प्ररूप पर सम्बन्धित समिति के सचिव को शपथपत्र प्रस्तुत किया जाएगा । 

अधिसूचना संख्या 1022/ XIII( 2)/2013-19(01)/ 2011 , दिनांक 31 अक्टूबर , 2013 में उपरोक्त संशोधनों के 
अतिरिक्त अन्य शर्ते / प्राविधान पूर्ववत् रहेंगे । 


2 . 


3 . 


डॉ ० रणवीर सिंह, 


प्रमुख सचिव । 


विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड 


( अधिष्ठान अनुभाग ) 
विज्ञप्ति / नियुक्ति 


23 दिसम्बर , 2013 ई ० 


2012 


संख्या 1754 / वि 0 स 0 / 361 / अधि 0 / 2007 - श्री चन्द्र मोहन गोस्वामी, निजी सचिव, उत्तराखण्ड सचिवालय जो 
कि इस सचिवालय में विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश संख्या 578 / वि ० स0 / 361 / अधि 0 / 2007 , दिनांक 12 अप्रैल, 
द्वारा वरिष्ठ निजी सचिव (वेतनमान 15,600-31,900 ग्रेड पे 6600 ) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त हैं , को उनके 
पैतृक विभाग से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर मा 0 अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार कार्यालय आदेश संख्या 
236 / वि ० स 0 / 03 / अधि 0 / 2000 , दिनांक 28 फरवरी, 2001 द्वारा वेतनमान 10,000-375-15,200 पुनरीक्षित वेतनमान 
15,600-31,900 ग्रेड पे 6600 में सृजित अनुसचिव के एक स्थायी एवं रिक्त पद के सापेक्ष एतद्वारा दो वर्षों के लिए 
प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है । 


आज्ञा से , 


जगदीश चन्द्र , 

सचिव । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई ० (माघ 26, 1935 शक सम्वत् ) 


79 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

कार्यालय आदेश 


26 दिसम्बर , 2013 ई ० 


2 . 


संख्या 2043 / XXXI( 1)/ 2013- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत श्री रमेश कुमार, उपसचिव को नियमित 
चयनोपरान्त संयुक्त सचिव के पद वेतनमान ₹ 37400-67000 ग्रेड वेतन ₹ 8700 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 
से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री रमेश कुमार को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अंतिम आवंटन के अधीन है । भारत सरकार 
द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य 
को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित 
होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 

संयुक्त सचिव के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 


3 . 


4 . 


कार्यालय आदेश 


26 दिसम्बर , 2013 ई ० 


संख्या 2044 / XXXI(1)/ 2013- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत श्री महावीर सिंह चौहान , अनुसचिव को 
नियमित चयनोपरान्त उप सचिव के पद वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600 में कार्यभार ग्रहण करने की 
तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री महावीर सिंह चौहान को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 


2 . 


3 . 


उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अंतिम आवंटन के अधीन है । भारत सरकार 
द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ 0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य 
को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित 
होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 

उक्त पदोन्नति मा 0 लोक सेवा अधिकरण , देहरादून में निर्देश याचिका संख्या 92/2011 अहमद अली व अन्य 
बनाम राज्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी । 

उपसचिव के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 


4 . 


5 . 


कार्यालय आदेश 


26 दिसम्बर , 2013 ई ० 


संख्या 2045 / XXXI(1)/ 2013- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव के पद 
वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600 में निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 
से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


( 1 ) 


श्री प्रकाश चन्द्र जोशी 


( 2 ) श्री रणजीत सिंह 
पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 


2 . 


80 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई ० (माघ 26 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


3 . 


उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अंतिम आवंटन के अधीन है । भारत सरकार 
द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य 
को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित 
होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 

उक्त पदोन्नति मा 0 लोक सेवा अधिकरण , देहरादून में निर्देश याचिका संख्या 92/2011 अहमद अली व अन्य 
बनाम राज्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी । 


4 . 


5 . 


अनुसचिव के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 


आज्ञा से , 


डा 0 हेमलता ढौंडियाल, 

सचिव । 


सिंचाई अनुभाग 


विज्ञप्ति / पदोन्नति 


31 दिसम्बर , 2013 ई ० 


संख्या 3593( 1) / II - 2013-01 ( 440)/ 2012-सिंचाई विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक 
अभियन्ता (सिविल ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान ₹ 15600-39100 सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 6600 में 
अधिशासी अभियन्ता ( सिविल ) के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
1. श्री प्रताप सिंह चम्याल 

( श्री सुरेश चन्द्र जोशी, अधिशासी अभियन्ता की दिनांक 31-12-2013 
को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर होने वाली पदोन्नति के फलस्वरूप 
प्राप्त होने वाली रिक्ति के विरुद्ध ) 


2. श्री रमेश चन्द्र जोशी 


( श्री ललित मोहन डुडेजा , अधिशासी अभियन्ता की दिनांक 31-12-2013 
को होने वाली सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्राप्त होने वाली रिक्ति के 
विरुद्ध ) 


2 . 


उक्त पदोन्नति आदेश मा 0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 385/2011 श्री गोपाल सिंह मेहरा 
एवं अन्य बनाम राज्य में होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे । 


3 . 


पदोन्नत अधिकारियों को वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना 
के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे । 


आज्ञा से , 


डा 0 अजय कुमार प्रद्योत, 

सचिव । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई 0 (माघ 26, 1935 शक सम्वत् ) 


81 


परिवहन अनुभाग -1 

अधिसूचना 


27 दिसम्बर , 2013 ई ० 


संख्या 1152 / ix - 1/ 33/ 2013- श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 118 के 
उपनियम (1) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 ( केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897 ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करके शासन की अधिसूचना संख्या 724/ix/ 33/ 2013 दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 का क्रियान्वयन 
अपरिहार्य कारणों से अग्रिम अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख तक के लिए स्थगित करते हैं । 

आज्ञा से , 


डा ० उमाकान्त पंवार , 


सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of Article 348 of the " Constitution ofIndia ", the Governor is pleased to 
order the publication of the following English translation of the notification No. 1152/1X /33 /2013 dated December 27 , 
2013 for general information . 


NOTIFICATION 


December 27, 2013 


, 


No. 1152/ X / 33/ 2013 -- In exercise of the powers conferred by sub rule (1 ) 118 of the Central Motor Vehicle 
Rules , 1989 read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Central Act No 10 of 1897 ) , the Governor is 
pleased to adjourned the Governmentnotification No.724 /ix/ 33/ 2013 dated 21 October, 2013 till further notification 
due to inevitable reasons. 


By Order 


DR. UMAKANT PANWAR, 

Secretary. 


राजस्व अनुभाग-2 

अधिसूचना 


10 जनवरी, 2014 ई ० 


संख्या 104 / XVIII (II)/ 2014-12( 01)/ 2013- श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि 
व्यवस्था अधिनियम , 1950 ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) की धारा 2 सपठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित 
ग्राम के नॉन जेड0 ए0 की कुल 12.618 है। भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रसार की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

अनुसूची 


जनपद का नाम 


तहसील का नाम 


परगना का नाम 


ग्राम का नाम 


हरिद्वार 


हरिद्वार 


ज्वालापुर 


देवपुरा अहतमाल 


82 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई 0 (माघ 26, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


, 


In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the“Constitution of India”, the Governor is pleased to 
order the publication of thefollowing Englishtranslation of thenotification No. 104/ XVIII (II)/ 2014-12( 01 )/ 2012dated 
January 10 , 2014 for general information . 


NOTIFICATION 


January 10, 2014 


No. 104/ XVIII (II)/ 2014-12( 01)/ 2012 --Inexercise ofthe powers conferred by section2read with sub section 
1 of section 4 of the U.P. Zamidari Abolition and Land Reform Act ( as applicable to the State of Uttarakhand ), the 
Governor is pleased to extend the said Act on the total 12.618 Non Z.A.Hactare Land of the Village as mention in 
following Schedule from the date of publication in officialGazette of this notification . 


SECEDULE 


Name of District 


Name of Tehsil 


Name ofPargana 


Name of Village 


Hardwar 


Hardwar 


Jwalapur 


Devpura Ahatmal 


विज्ञप्ति 


10 जनवरी, 2014 ई ० 


संख्या 105 / XVIII (II)/ 2014-12 (01 )/ 2013- श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम , 1901 
( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1901) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित उक्त ग्राम के अन्तर्गत कुल 317.429 
है । भूमि इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रहेगी । 

अनुसूची 


जनपद का नाम 


तहसील का नाम 


परगना का नाम 


ग्राम का नाम 


क्षेत्रफल 


हरिद्वार 


हरिद्वार 


ज्वालापुर 


देवपुरा 


अहतमाल 


317.429 है । 


In pursuance of the provisions ofclause ( 3) of Article 348 of the " Constitution of India ”, the Governor is pleased to 
order the publication of the following English translation of the notification No. 105 /XVIII( II)/2014-12 (01)/ 2012 dated 
January 10 , 2014 for generalinformation . 


NOTIFICATION 


January 10 , 2014 


No. 105/ XVIII (II)/ 2014-12( 01)/ 2012 --Inexercise of the powers conferred by section 48 ofthe Uttar Pradesh 
Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand ), the Governor is 
pleased to declare 317.429 Hactare Land of the Village mentioned in the Schedule below , remains in the survey and 
records operation from the date of publication of this communique in the officialGazette . 


SCHEDULE 


Name of District 


Name of Tehsil 


Name of Pargana 


Name of Village 


Area 


Hardwar 


Hardwar 


Jwalapur 


Devpura Ahatmal 


317.429Hactare 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई० (माघ 26, 1935 शक सम्वत् ) 


83 


विज्ञप्ति 

13 जनवरी , 2014 ई ० 
संख्या 76 / XVIII( II)/ 2014-20 ( 74 )/ 2011- श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम , 1901 
( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901 ) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) की धारा 48 - क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए विज्ञप्ति सं0-2294 / XVIII(II)/ 2013-20( 74)/ 2011, दि0-10-07-2013 के द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख 
संक्रियाओं के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
से सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाए बन्द किये जाने की घोषणा करते हैं । 

अनुसूची 


जनपद का नाम 


परगना का नाम 


तहसील का नाम 


ग्राम का नाम 


क्षेत्रफल 


नैनीताल 


हल्द्वानी 


कालाढूंगी 


सेलसिया (धौलाड़ी चक ) 


170 बीघा 


उक्त विज्ञप्ति सं0-2294 / XVIII(II)/ 2013-20(74)/ 2011 , दि0-10-07-2013 में त्रुटिवश परगना का नाम कालाढूंगी 
एवं तहसील का नाम हल्द्वानी अंकित हो गया है । अतः उक्त विज्ञप्ति दि 0 10-07-2013 में परगना का नाम हल्द्वानी 
एवं तहसील का नाम कालाढूंगी पढ़ा जाये एवं सम्बन्धित विज्ञप्ति इस सीमा तक संशोधित समझी जाये । 


आज्ञा से . 


भास्करानन्द, 

सचिव । 


In pursuance ofthe provisions of clause (3) of Article 348 of the“ Constitution of India ", the Governor is pleased to 
order the publication of the following Englishtranslation of thenotification No.76 /XVIII(II)/ 2014-20 ( 74)/ 2011 dated 
January 13 , 2014 for general information . 

NOTIFICATION 

January 13, 2014 
No. 76 / XVIII(II )/ 2014-20( 74)/ 2011 --Inexercise of the powers conferred by section 48- Aof theUttar Pradesh 
Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901) , ( as applicable to the State of Uttarakhand ), the Governor is 
pleased to declare that the survey and record operations to be closed in Village mentioned in Schedule below with 
effect from the date of publication of this notification in the officialGazette which was kept under survey and record 
operations videnotification No. 2294 / XVIII( II )/ 2013-20 ( 74)/ 2011 Dated 10 July 2013. 


SCHEDULE 


Name of District 


Name of Pargana 


Name of Tehsil 


Name of Village 


Area 


Nainital 


Haldwani 


Kaladhungi 


Selasiya (Dhaulari chak ) 


170 Bigha 


In aforesaid communique No. 294 / XVIII( II)/ 2013-20 (74)/ 2011, dated 10 July, 2013 by error, Kaladungi is 
mentioned as a sub -division and Haldwani as a Tehsil. Henceforth in communiqe dated 10 July, 2013 Haldwani to 
be read as a sub - division and Kaladhungi as a Tehsil, This Communique shall be deemed ammended upto this 
extent . 


By Order, 


BHASKARANAND , 

Secretary. 


84 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई 0 (माघ 26 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -2 


आदेश 


16 दिसम्बर , 2013 ई ० 


संख्या 4542 / X- 2-2013-8( 52)/ 2001- श्री राज्यपाल महोदय , वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 ( यथा 
संशोधित वर्ष 2006 ) की धारा 4 ( 1) ( खख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राजीव मेहता, चित्रा सिनेमा , रेलवे 
रोड़, हरिद्वार को राजाजी राष्ट्रीय पार्क हेतु इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए अवैतनिक वन्य 
जीव प्रतिपालक ( Honorary Wild Life Warden) नियुक्त करते हैं । 


आज्ञा से , 


मनोज चन्द्रन , 


अपर सचिव । 


सिंचाई अनुभाग 

शुद्धि - पत्र 


09 जनवरी, 2014 ई ० 


2 . 


संख्या 99 / II- 2013-01 ( 440 )/ 2012- शासन के विज्ञप्ति / पदोन्नति आदेश संख्या 3593(1 ) / II-2013-01( 440 )/ 
2012, दिनांक 31-12-2013 द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल ) से अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) के पद पर पदोन्नति 
आदेश निर्गत किये गये । 

उक्त आदेश के क्रमांक 1 पर अंकित श्री प्रताप सिंह चम्याल के सम्मुख श्री सुरेश चन्द्र जोशी, अधिशासी अभियन्ता 
त्रुटिवश टंकित हो गया है । अतः उक्त आदेश में श्री सुरेश चन्द्र जोशी, अधिशासी अभियन्ता के स्थान पर श्री अनूप 
कुमार, अधिशासी अभियन्ता पढ़ा जाय । 

उक्त विज्ञप्ति / पदोन्नति आदेश संख्या 3593 (1) / II - 2013-01 ( 440 )/ 2012, दिनांक 31-12-2013 उपरोक्त सीमा तक 
संशोधित समझा जाय । 

उक्त विज्ञप्ति / पदोन्नति आदेश संख्या 3593(1) / II -2013-01 (440 )/ 2012, दिनांक 31-12-2013 के अन्य प्राविधान 
पूर्ववत् रहेंगे । 


3 . 


4 . 


सुनील श्री पाथरी, 
संयुक्त सचिव । 


चिकित्सा अनुभाग -2 

अधिसूचना 


स्थानान्तरण 


17 दिसम्बर , 2013 ई ० 


संख्या 1173 / XXVIII - 2/ 01 ( 37) 2007 टी 0 सी 0 || एतद्वारा पी 0 एम 0 एच 0 एस 0 संवर्ग के निम्नांकित 
चिकित्साधिकारियों का पूर्व पदस्थापन संशोधित करते हुए, निम्नांकित सूची के कॉलम -3 के अनुसार तैनाती 
प्रदान की जाती है : 


85 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


2 . 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई 0 (माघ 26 , 1935 शक सम्वत् ) 
क्र ० सं ० चिकित्साधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

संशोधित तैनाती का स्थान 
1 . डा 0 ओमकार सिंह, सामु ० स्वा 0 केन्द्र , गंगोलीहाट 

सामु ० स्वा 0 केन्द्र , सितारगंज, ऊधमसिंह नगर 
डा 0 जे 0 एस 0 चुफाल, ऑर्थो सर्जन , जिला चिकित्सालय, ऑर्थो सर्जन , जिला चिकित्सालय, हरिद्वार 
नैनीताल 
डा 0 ऋचा रतूड़ी, कार्डियोलॉजिस्ट , जिला चिकित्सालय , एस ० पी ० एस० चिकित्सालय , ऋषिकेश 
पौड़ी 
डा 0 राजकुमार, ऑर्थो सर्जन, जिला चिकित्सालय, बागेश्वर | ट्रामा सेन्टर , संयुक्त चिकित्सालय , रुड़की, हरिद्वार 
डा 0 यू ० एस0 कण्डवाल, पैथोलॉजिस्ट , जिला चिकित्सालय, एस० पी ०एस० चिकित्सालय , ऋषिकेश 

गोपेश्वर 
उपरोक्त वर्णित चिकित्साधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नवीन तैनाती स्थान पर अविलम्ब कार्यभार 
ग्रहण करना सुनिश्चित करें । 

अतर सिंह, 

उप सचिव । 
अधिसूचना 

तैनाती 

26 दिसम्बर , 2013 ई ० 
संख्या 1097 / XXVIII- 2/01 ( 37 ) 2007- एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या -664 / XXVIII-2/01( 150 ) 2011, 
दिनांक 18-09-2013 द्वारा डा 0 नरेन्द्र चन्द, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी का मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली के अधीन किया 
गया स्थानान्तरण निरस्त करते हुए, उन्हें पूर्व तैनाती स्थान संयुक्त चिकित्सालय, टनकपुर, चम्पावत में तैनात करने 
की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
उपरोक्त वर्णित अधिसूचना दिनांक 18-09-2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । 

अधिसूचना 

स्थानान्तरण 

03 जनवरी , 2014 ई ० 
संख्या 10 / XXVIII- 2/01 (159) 2009 टी 0 सी 0 -एतद्वारा पी एम 0 एच0 एस0 संवर्ग के अन्तर्गत निम्नांकित 
चिकित्साधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम -4 में अंकित स्थान पर, स्थानान्तरित करने की श्री राज्यपाल 
महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र ० सं ० चिकित्साधिकारी का नाम एवं वर्तमान तैनाती 

नवीन तैनाती 


2 . 


1 


2 


3 


1 . 


2 . 


चम्पावत 


3 . 


4 . 


डा 0 अनिल कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक , जिला मुख्य चिकित्सा अधीक्षक , जिला चिकित्सालय , 
चिकित्सालय, उत्तरकाशी 

हरिद्वार 
डा 0 हरीश चन्द्र पाठक , प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय , 
चिकित्सालय , पिथौरागढ़ 
डा 0 ललित मोहन उप्रेती, चिकित्साधिकारी ( संयुध निदे0 ग्रेड ) अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल 
जिला चिकित्सालय, ऊधमसिंह नगर 
डा 0 डी 0 के 0 श्रीवास्तव, अधीक्षक, सामु ० स्वा 0 के 0, धारचूला, प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी , पिथौरागढ़ 
पिथौरागढ़ 
डा 0 हरेन्द्र कुमार मलिक, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी , 

वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, हरिद्वार 
सामु ० स्वा 0 के 0, भिक्यासैण , अल्मोड़ा 
डा 0 राजेश सिंह गुन्जयाल , चिकित्साधिकारी, सामु ० स्वा 0 के 0, | प्रा ० स्वा 0 के 0, मैंसियाछाना, अल्मोड़ा 
देवप्रयाग 
डा 0 रीता भण्डारी, चिकित्साधिकारी ( महिला) जिला कोरोनेशन , चिकित्सालय , देहरादून 
चिकित्सालय , रुद्रप्रयाग 


5 . 


6 . 


7 . 


86 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई ० (माघ 26 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


2 . 


उपरोक्त चिकित्साधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार 
ग्रहण करना सुनिश्चित करें । 

अधिसूचना 
तैनाती 


03 जनवरी, 2014 ई ० 
संख्या 13 / XXVIII -2/ 01( 159) 2009 टी 0 सी 0 - एतद्वारा अधिसूचना संख्या -537 / XXVIII-2/01( 158) 2009, 
दिनांक 13-07-2013 द्वारा संयुक्त निदेशक (विशेषज्ञ उप - संवर्ग) डा 0 संजय कुमार शाह, प्रमुख विशेषज्ञ - चर्मरोग, 
प्रभारी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के पद पर जिला चिकित्सालय, हरिद्वार में की गयी तैनाती को 30 जून , 2014 
तक स्थगित करते हुए, उन्हें अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून के पद पर तैनात करने की श्री राज्यपाल 
महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उपरोक्त वर्णित अधिसूचना दिनांक 13-07-2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । 


2 . 


अधिसूचना 
स्थानान्तरण / बाध्य प्रतीक्षा 


03 जनवरी, 2014 ई ० 
संख्या 14 / XXVIII -2/ 01 (159 ) 2009 टी 0 सी 0 - एतद्द्वारा डा 0 नीलम कण्डारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक , 
श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधीन 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों तक प्रतीक्षारत रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

डा ० नीलम कण्डारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नवीन तैनाती स्थान पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण 
करना सुनिश्चित करें । 


2 . 


आज्ञा से . 


अतर सिंह, 
उप सचिव । 


चिकित्सा अनुभाग -3 

शुद्धि - पत्र 

08 जनवरी, 2014 ई ० 
संख्या 47 / XXVIII - 3-2014-142/ 2008-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के फार्मासिस्ट 
संवर्ग के वेतनमान उच्चीकृत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या -2084/XXVIII -3-2013-142/ 2008, दिनांक 
31-12-2013 के प्रस्तर -1 के अनुक्रम में उल्लिखित तालिका के स्तम्भ -4 के अनुसार प्रस्तावित वेतनमान / ग्रेड 
वेतन उल्लिखित है । 


2 . 


विषयगत प्रकरण में उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित तालिका के स्तम्भ -4 में उल्लिखित " प्रस्तावित 
वेतनमान / ग्रेड वेतन " के स्थान पर " संशोधित वेतनमान / ग्रेड वेतन " पढ़ा जाय । उपरोक्त सीमा तक उक्त 
शासनादेश दिनांक 31-12-2013 को संशोधित समझा जाय । शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी । 

अतर सिंह, 
उप सचिव । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2014 ई 0 (माघ 26, 1935 शक सम्वत् ) 


87 


चिकित्सा अनुभाग -2 

अधिसूचना 
तैनाती 


15 जनवरी, 2014 ई ० 
संख्या 49 / XXVIII -2/01 (159) 2009 टी 0 सी 0 | -एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या-980 / XXVIII-2/ 01 (159) 2009 , 
दिनांक 22-10-2013 द्वारा संयुक्त निदेशक ( सामान्य उप - संवर्ग ) डा 0 दुर्गा प्रसाद जोशी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, 
नैनीताल के पद पर जिला चिकित्सालय, नैनीताल में की गयी तैनाती को स्थगित करते हुए, उन्हें अपर मुख्य 
चिकित्साधिकारी, हरिद्वार के पद पर तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उपरोक्त वर्णित अधिसूचना दिनांक 22-10-2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । 


2 . 


आज्ञा से , 


अतर सिंह, 
उप सचिव । 


कृषि एवं विपणन अनुभाग -2 

शुद्धि - पत्र 

10 जनवरी, 2014 ई ० 
संख्या 34 / XIII( 2)/ 2013-19 ( 01 )/ 2011- शासन की अधिसूचना संख्या 30 / XIII ( 2 )/ 2013-19 (01 )/ 2011 
दिनांक 08 जनवरी , 2014 जिसके द्वारा कृषि उत्पादन मण्डी समिति , गदरपुर, (ऊधमसिंह नगर ) के अन्तर्गत सदस्य 
के 02 रिक्त पदों पर नामांकन किया गया है , के अन्तर्गत श्री विकास तनेजा पुत्र श्री एल 0 आर0 तनेजा निवासी 
गाँधीनगर , वार्ड -2, गदरपुर , ( ऊधमसिंह नगर ) को सदस्य / उपाध्यक्ष के पद पर नामित किया गया है । 

उक्त अधिसूचना संख्या 30 / XIII (2)/ 2013-19(01 )/ 2011 दिनांक 08 जनवरी , 2014 को मात्र उक्त सीमा तक 
संशोधित समझा जाएगा । 


2 . 


महावीर सिंह, 


अनु सचिव । 


पी ० एस० यू ० ( आर 0 ई0) 07 हिन्दी गजट / 109 - भाग 1-2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 15 फरवरी, 2014 ई0 ( माघ 26, 1935 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


December 28 , 2013 


No. 250 /UHC /Admin.A / 2003 -- In exercise of powers conferred U / S 11 ( 3 ) of the Code of Criminal 
Procedure , 1973 , following Judicial Officers of the rank of Civil Judge ( Jr. Div .) are conferred with the powers 
of JudicialMagistrate 1st Class to exercise these powers within the district where they remain posted : 


SI. No. 


Name of the Officer 


1 . 


Ms. Chavi Bansal 


2 . 


Ms. Ritika Semwal 


3 . 


Ms. Vibha Yadav 


4 . 


Sri Sanjay Singh 
Sri Sayed Gufran 


5 . 


6 . 


Ms. Indu Sharma 


7 . 


Sri ManojKumar Dwivedi 


8 . 


Ms. Niharika 


9 . 


Sri Harsh Yadav 


10 . 


Sri Ravi Shankar Mishra 


11 . 


12. 


Sri Sandip Kumar Tiwari 
Ms. Seema Dungrakoti 
Ms. Shachi Sharma 


13. 


14. 


Ms. Sweta Pandey 
Sri Abhishek Kumar Srivastava 


15 . 


35 - ख 


36 


BERTUS TOC, 15 4 , 2014 ļo (41€ 26 , 1935 ya Waa ) 


(PTT 1-0 


16 . 


Ms. Shweta Rana Chauhan 


17 . 


Sri Avinash Kumar Srivastava 


18 . 


Ms. Tricha Rawat 


19 . 


Sri Sachin Kumar 


20 . 


Ms. Lalita Singh 


21. 


Ms. Arati Saroha 


22 . 


23 . 


24 . 


Sri Sanjeev Kumar 
Ms. Simarnjeet Kaur 
Sri Sandeep Singh Bhandari 
Ms. Shama Nargis 
Ms. Neha Kushawaha 


25 . 


26 . 


27 . 


Ms. Anita Kumari 


28 . 


Ms.Neha Qayyum 


29 . 


Sri Akram Ali 


30 . 


SriNeeraj Kumar 


31. 


Ari Ashok Kumar 


32 . 


Smt. Payal Singh 


By Order of the Court 


Sd / 


D. P. GAIROLA , 


Registrar General. 


NOTIFICATION 


December 28 , 2013 


No. 251 UHC /XIV - 34 / Admin.A /2008 --Ms.Manju Singh Munde , Civil Judge ( Jr. Div .), Pithoragarh is 
hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 03-12-2013 to 12-12-2013 for the purpose ofL.T.C. to Home 
Town. 


NOTIFICATION 


December 28 , 2013 


No. 253 UHC /XIV - 28 /Admin.A /2008 --Sri Sudhir Tomar, Civil Judge ( Jr. Div .), PauriGarhwal is hereby 
sanctioned earned leave for 19 days w.e.f. 14-10-2013 to 01-11-2013 with permission to prefix 11-10-2013 to 
12-10-2013 and 13-10-2013 as localholiday, 2nd Saturday & Sunday holiday and to suffix 02-11-2013 to 04-11-2013 
as Deepawali holiday and 05-11-2013 as localholiday. 


NOTIFICATION 


December 28 , 2013 


No. 253 UHC /XIV -a - 25 /Admin.A / 2011 --Sri Shahjad Ahmad Wahid , Civil Judge ( Jr. Div .), Udham Singh 
Nagar is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 15-11-2013 to 30-11-2013 with permission to prefix 
14-11-2013 as Moharram and to suffix 01-12-2013 as Sunday holiday . 


PTT 1-5 ] 


BERGUE TUC, 15 y , 2014 $ 0 ( 19 26 , 1935 9 Waa ) 


37 


NOTIFICATION 


December 28 , 2013 
No. 254 UHC /XIV /82 /Admin.A /2003-- Smt. Pritu Sharma, 1 st Additional Chief Judicial Magistrate , Dehradun 
is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 14-10-2013 to 23-10-2013 with permission to prefix 12-10-2013 
& 13-10-2013 as 2nd Saturday & Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


December 28 , 2013 
No. 255 UHC/XIV -a -37 / Admin.A /2013 -- Sri Sachin Kumar Pathak , JudicialMagistrate - III ,Hardwar is hereby 
sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 25-11-2013 to 30-11-2013 with permission to prefix 24-11-2013 & to 
suffix 01-12-2013 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


December 28 , 2013 


No. 256 UHC /XIV -a - 18 /Admin.A / 2009 -- Sri Vinod Kumar Burman , Civil Judge (Jr. Div .), Almora is hereby 
sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 11-11-2013 to 22-11-2013. 


NOTIFICATION 


December 28, 2013 
No. 257 /XIV - 26 /Admin.A /2008 -- SriManindra Mohan Pandey, Civil Judge ( Jr. Div.), Dehradun , is hereby 
sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 31-10-2013 to 16-11-2013 with permission to suffix 17-11-2013 as 
Sunday holiday . 

NOTIFICATION 


December 28 , 2013 


No. 258 /XIV - 31/Admin.A /2008 --SriMadan Ram , Civil Judge ( Jr.Div .), Lansdowne , District PauriGarhwal 
is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 21-10-2013 to 01-11-2013 with permission to prefix 20-10-2013 
as Sunday holiday and to suffix 02-11-2013 to 04-11-2013 as Deepawali holiday and 05-11-2013 as local holiday. 


NOTIFICATION 


December 28 , 2013 


No. 259 UHC /XIV - a - 16 / Admin.A / 2009 -- Sri Yogendra Kumar Sagar, Judicial Magistrate , PauriGarhwal is 
hereby sanctioned earned leave for 19 days w.e.f.21-10-2013 to 08-11-2013 with permission to prefix 20-10-2013 as 
Sunday holiday and to suffix 09-11-2013 & 10-11-2013 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 


By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 


December 31, 2013 


No. 260 /UHC /Admin.A / 2013 -- Sri Sikand Kumar Tyagi, 1 st Additional District & Sessions Judge , Udham 
Singh Nagar is transferred and posted as District & Sessions Judge, Tehri Garhwal, vice SriKanta Prasad . 


By Order of the Court 


Sd / 
Registrar (Judicial). 


38 


BERTUS TOC, 15 y , 2014 $o (419 26 , 1935 9 Waa ) 


[HT 1-0 


NOTIFICATION 


December 31 , 2013 
No. 261 UHC /XIV - 22/ Admin.A /2008 -- Sri Vivek Srivastava , Civil Judge ( Jr. Div.), Narendra Nagar, District 
TehriGarhwal is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 30-09-2013 to 11-10-2013 with permission to 
prefix 29-09-2013 as Sunday holiday and to suffix 12-10-2013 & 13-10-2013 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 


NOTIFICATION 

December 31, 2013 
No. 262 UHC /XIV -a - 28 / Admin.A / 2011 --Ms. Rinky Sahni, Judicial Magistrate-Il, Dehradun is hereby 
sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 30-09-2013 to 19-10-2013 with permission to prefix 29-09-2013 as 
Sunday holiday and to suffix 20-10-2013 as Sunday holiday . 


NOTIFICATION 


December 31, 2013 
No. 263 /UHC /XIV /24 /Admin.A /2008 -- Sri Uday Pratap Singh , Civil Judge (Jr.Div .), Didihat, District Pithoragarh 
is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 17-10-2013 to 01-11-2013 with permission to prefix 16-10-2013 
as Id - Ul- Juha and to suffix 02-11-2013 to 04-11-2013 as Deepawali holiday and 05-11-2013 as localholiday, for the 
purpose of L.T.C. home town . 


NOTIFICATION 


December 31, 2013 
No. 264/UHC /XIV -a -7 /Admin.A -- Sri Rahul Kumar Srivastava , Civil Judge (Jr.Div .), Nainital is hereby 
sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 06-11-2013 to 16-11-2013 with permission to prefix 02-11-2013 to 04-11 
2013 as Deepawali holiday & 05-11-2013 as local holiday to suffix 17-11-2013 as Sunday holiday . 


By Order ofHon ble the Administrative Judge , 


Sd / 
Registrar (Inspection ). 


OFFICE OF THE UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY , 

HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL 


CHARGE CERTIFICATE 


(Handing over charge ) 

January 04 , 2014 
No. 837 SLSA /2014 -- CERTIFIED that the charge of office of Member Secretary is handed over by the 
undersigned under the orders of Hon ble High Court ofUttarakhand ,Nainital vide its Notification No.7123 /XIII -b - 1/ 
Admin.A /2012 , dated 23rd December, 2013 and Government Notification No. 391(2 )/XXXVI( 1)/2013-184 /2001-TC -IV , 
dated 31-12-2013, as herein denoted in the forenoon of 03-01-2014 . 


Relieved Officer 


KANWAR AMNINDER SINGH . 


Countersigned 


( Illegible ) 


Executive Chairman , 


Uttarakhand State Legal Services Authority, 

Nainital. 


T 1-5 ) 


BERGUE TUC, 15 y , 2014 $ 0 ( 19 26 , 1935 9 Waa ) 


39 


CHARGE CERTIFICATE 


(On handing over) 

January 03, 2014 
No. 36 / Admin . ( A )-UHC /2014 -- CERTIFIED that the Office of the Registrar (Protocol), High Court of 
Uttarakhand , Nainital, was transferred vide High Court of Uttarakhand Notification No. 243 /UHC /Admin . A /2013 
dated December 23 , 2013 as herein denoted in the afternoon of 3rd January 2014 . 


Relieving Officer 


ANUJ KUMAR SANGAL , 


Relieved Officer. 


Countersigned 

( Illegible ) 


D. P. GAIROLA , 


RegistrarGeneral. 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


January 03 , 2014 


No. 1 UHC /XIV /35 /Admin.A /2008 --Sri Ramesh Singh , Civil Judge ( Jr. Div.),Karnprayag, District Chamoli 
is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 04-12-2013 to 13-12-2013 with permission to suffix 14-12-2013 
& 15-12-2013 as 2nd Saturday & Sunday holiday . 


NOTIFICATION 


January 07, 2014 


No. 2 UHC /XIV /37 / Admin.A --Sri N.S. Dhanik , District & Sessions Judge , Bageshwar is hereby sanctioned 
earned leave for 06 days w.e.f. 07-12-2013 to 12-12-2013 . 


NOTIFICATION 


January 08 , 2014 


No. 3 UHC /XIV /86 /Admin.A / 2003 -- SriMahesh Chandra Kaushiwa, Chief Judicial Magistrate , Pauri Garhwal 
is hereby sanctioned medical leave for 18 days w.e.f. 24-11-2013 to 11-12-2013 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar ( Inspection ). 


Moymoyo ( 31rogo) 07 fere MC / 109–911 1–0–2014 ( tayde / forel ) i 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


